सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 माघ, 1939 ( श० ) 


संख्या- 102 राँची, सोमवार , 


12 फरवरी, 2018 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


संकल्प 
17 जनवरी , 2018 


विषय : वित्तीय वर्ष 2017 -18 में केन्द्र प्रायोजित राँची स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत HEC के द्वारा 

हस्तांतरित किए गए क्षेत्र में 33 KV Line , 11 KV Line , Dss and LT Line को Shift करने 
एवं 33 / 11 KV Power Sub Station को Dismantling करने हेतु मे . झारखण्ड बिजली वितरण 
निगम लिमिटेड, राँची से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलित कुल राशि 17,70,45,690/ 
( सतरह करोड़ सत्तर लाख पैंतालीस हजार छः सौ नब्बे ) रु. मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति 
प्रदान करने के संबंध में । 


संख्या- RSCCL/ JBVNL/46/ 2017 - 321 -- शहरी विकास मंत्रालय , भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 
योजना " स्मार्ट सिटी मिशन” के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य की राजधानी राँची का चयन किया गया 
है । शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की शीर्ष समिति द्वारा राँची शहर के स्मार्ट सिटी मिशन 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 12 फरवरी , 2018 
प्रस्ताव के रूप में उल्लेखित Area Based Development एवं Pan City Project के रूप में प्रस्तावित 
परियोजनाओं के शीघ्र एवं ससमय क्रियान्वयन का निदेश दिया गया है । 
2. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राँची शहर में Area Based Development के रूप में HEC प्रक्षेत्र 
में चिन्हित 656. 30 एकड़ भूखण्ड पर Greenfield Development किया जाना प्रस्तावित है । 
3. HEC के द्वारा हस्तांतरित की गई क्षेत्र में 33 KV Line , 11 KV Line, DSS and LT Line को 
Shift करने एवं 33 /11 KV Power Sub Station को Dismantling करने हेतु मे० झारखण्ड बिजली 
वितरण निगम लिमिटेड, राँची से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जिसकी प्राक्कलित 
राशि रु० 17, 70 , 45, 690 /- (रू0 सतरह करोड़ सत्तर लाख पैंतालीस हजार छ : सौ नब्बे ) रू० मात्र है | 
4. तैयार किए गए DPR एवं इसकी प्राक्कलित राशि को महाप्रबंधक - सह- मुख्य अभियंता, Electric 
Supply Area, राँची के द्वारा तकनीकी परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की गई है । 
5. उक्त परियोजना का मुख्य अवयव निम्नवत् है : 


sl. 


No. 


Amounts (in 
Description 

Rs . ) 
Estimate for shifting of 33 KV Line, 11 KV Line, DSS and LT Line | 172951657. 00 
from the proposed premises of Smart City under electric 
supply section HEC (S ), Dhurwa under Electric Supply Sub 
Division H .E . C . Dhurwa, Ranchi. 
Estimate for dismantling of electrical equipment and | 4094033 . 00 
structure of 33 /11 KV PSS HMTP and installation of 1 * 10 
MVA power transformer and proposed new 33 / 11 KV PSS to 
be construction under R -APDRP Part- B scheme near JAP -IT 
behind Indian Oil Petrol Pump under electric supply section 
HEC ( S ), Dhurwa under supply sub- division HEC, Dhurwa , 
Ranchi. 

177045690 . 00 


Total 


6. उक्त परियोजना का क्रियान्वयन स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गठित विशेष 
प्रयोजन साधन (SPV) राँची स्माट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड ( RSSCL ) के माध्यम से मे० झारखण्ड 
बिजली वितरण निगम लिमिटेड , राँची के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है । 
7. उपर्युक्त परियोजना का वित्त पोषण स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश 
की राशि से किया जाना प्रस्तावित है । 
8. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में स्मार्ट सिटी 
मिशन हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं समतुल्य राज्यांश की राशि राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड 
( RSCCL ) के बैंक खाते में संधारित किया जाना है | योजना- सह -वित्त विभाग से अनुमोदनोपरान्त राँची 
स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बैंक खाता संधारित किया गया है, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन 
अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संधारित है । इस राशि 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 12 फरवरी , 2018 


से उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राँची 
स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के बैंक खाता सं० 0404000100994951, पंजाब नेशनल बैंक , 
एस०एन० गांगुली रोड, राँची में संधारित परियोजना निधि की राशि 384. 00 करोड़ रू० से 
किया जायेगा । 
9. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा राशि के भुगतान के छः महीनों के अंदर 
उक्त कार्य को क्रियान्वित कर पूर्ण किया जाना है | 
10 . इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश, प्रासंगिक 
विभागीय संकल्प , विभागीय अधिसूचना , मुख्य सचिव , झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय 
उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC ) एवं राज्य मिशन निदेशालय द्वारा समय - समय पर 
जारी मार्गदर्शन के आलोक में किय जाएगा | 
11 . उक्त योजना पर दिनांक 29 दिसम्बर , 2017 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित 
योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 102 -- 50 


